निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 श्रावण 1938 ( श० ) 
( संo पटना 671 ) पटना , बुधवार , 17 अगस्त 2016 


सं0 07 / सू० प्रा० - 190 / 2011 - 1031 

सूचना प्रावैधिकी विभाग 


संकल्प 

12 अगस्त 2016 
विषय: - राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सचिवालय सहायकों / पर्यवेक्षकीय संवर्गों एवं समूह " ग " के कर्मियों को 

कम्प्यूटर सक्षमता प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण शुल्क एवं परीक्षा शुल्क के संशोधन के संबंध में । 
[Reg .- Amendment of Fee for the course on computers concepts 

ing & Examination for Secretariat Assistant, Inspector cadre 
and Grade- " C " Employee under the State Government . ] 

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा बिहार सरकारी सेवक ( सम्पुष्टि के लिए कम्प्यूटर सक्षमता ) 
नियमावली, 2011 आदेश सं० - 1609 दिनांक 24. 05. 2011 द्वारा अधिसूचित किये जाने के आलोक में सूचना प्रावैधिकी 
विभाग, बिहार , पटना के द्वारा निर्गत संकल्प संख्या - सह - पठित ज्ञापांक - 1285 दिनांक 08 . 11. 2011 के तहत् राज्य 
सरकार के अधीन कार्यरत सचिवालय सहायकों / पर्यवेक्षकीय संवर्गों एवं समूह "ग " के कर्मियों का कम्प्यूटर सक्षमता 
प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु National Institute of Electronic & Information Technology 
( NIELIT ) को प्राधिकृत किया गया है तथा उनके द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किये जाने संबंधी कार्य किये जा रहे हैं । 

____ प्रशिक्षण हेतु वर्तमान में निर्धारित शुल्क जो प्रशिक्षणार्थियों / अभियार्थियों के द्वारा दिया जा रहा है, वह शुल्क 
पूर्व निर्धारित सेवा शुल्क 14.5 % पर आधारित है, परन्तु दिनांक 01. 06 .2016 से केन्द्र सरकार के द्वारा सेवा शुल्क 
14.5 % + 0.5 % ( Krishi Kalyan Cess ) = 15 % में परिवर्तित कर दिये जाने के फलस्वरूप अब सेवा शुल्क के 
रूप में 15 % राशि देय है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 17 अगस्त 2016 
उक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण हेतु एवं इसके पश्चात् आयोजित होने वाले परीक्षा तथा बिना 
प्रशिक्षण प्राप्त किये आयोजित होने वाले परीक्षा में शुल्क का निर्धारण NIELIT के द्वारा उपलब्ध कराये गये दर के 
आधार पर अब दिनांक 01. 06. 2016 के प्रभाव से निम्न् रूप में किया जाता है : 
( क ) प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण शुल्क एवं परीक्षा शुल्क : 

___ Value( ₹ ) as Value ( E ) as 
Value ( ₹ ) as on | Value ( ₹ ) as on 
Head 

on 

on 
31 . 05 . 2015 01. 06. 2015 

15. 11. 2015 01. 06. 2016 
Course Fee 

4460 / 4460/ 4460 / 

4460 / 
Service Tax 552/ - ( @ 625 / - ( @ 14% ) 647/ 

669/- ( @ 
12. 36 % ) 

( @ 14. 5 % ) 15 % ) 
Refreshment 

223/ 250/ 

223/ 

223/- * 
Charges 
Service Tax 27/ - ( @ 

32/ - ( @ 

34/ - ( @ 
12. 36 % ) 

14. 5 % ) 

15 % ) 
Total : 5262/ 

5335 / 5362/ 

5386/ 
| Effective Change : 

24/ 


* सेवा कर विभाग , भारत सरकार के पत्रांक - V ( 13128/ Misc Corr/ BKP-II /12/2244 दिनांक 01. 07 . 

2013, रिफ्रेशमेंट चार्ज पर सेवा कर लागू होगा । 
( ख ) प्रशिक्षण प्राप्त किये बिना परीक्षा शुल्क : 
Value ( ₹ ) as on 

Value ( ) as 
Value( ₹ ) as on 

Value ( ) as 
Head 

on 

on 
31 . 05. 2015 01. 06. 2015 

15. 11. 2015 01 .06. 2016 
Fee 

1000 / 1000 / 1000/ 

1000 / 
Service Tax 

124/- ( @ 140 /- ( @ 14 % ) 145/ - ( @ 150/ - ( @ 
12. 36 % ) 

14. 5 % ) 

15 % ) 
Total : 1124/ 1140 / 1145/ 

1150 / 
Effective Change : 

05 / 


( ग) पुनः परीक्षा शुल्कः 
Value ( ₹ ) as on | Value ( ₹ ) as on 

Value ( * ) as Value ( * ) as 
Head 

on 

on 
31 .05. 2015 01. 06. 2015 

15 . 11. 2015 01 . 06. 2016 
Fee 

200/ 200 / 200 / 

200 / 
Service Tax 

25 / - ( @ 28 /- ( @ 14 % ) 29 / - ( @ 

30 / - ( @ 
12. 36 % ) 

14. 5 % ) 

15 % ) 
Total : 225/ 228/ 229/ 

230 / 
| Effective Change: 

01 / 
अतएव वर्णित सारणी अनुसार शुल्क संबंधी सूचना अपने अधीनस्थ कार्यालयों एवं कर्मियों को उपलब्ध करायी 
जाय । शुल्क संबंधी निर्धारित राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से NIELIT PATNA CENTRE Payable at 
Patna में जमा करना होगा । इसे तत्कालीक प्रभाव से लागू समझा जायेगा । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और 

इसकी प्रति सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / प्रमंडलीय आयुक्त / जिलाधिकारी / अनुमंडलाधिकारी को सूचना एवं 
आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राहुल सिंह, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 671 - 571 + 500 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih . nic . in 


